निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 194 ) 


6 फाल्गुन 1935 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 25 फरवरी 2014 


विधि विभाग 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

25 फरवरी 2014 
एस0ओ0 120 , दिनांक 25 फरवरी 2014 — बिहार , हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम , 1950 (बिहार 
अधिनियम संख्या - 1 , 1951 ) की धारा - 12 के उपबंधों के अनुपालन में बिहार राज्यपाल के प्रदत्त शक्यिों का 
प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नामांकित व्यक्ति नवम बिहार राज्य दिगम्बर जैन 
धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्यों के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं निर्वाचित किये गये है: 
धारा 8 (3 ) ( क ) के अधीन नियुक्त सदस्यगण 
1. श्री गोपाल जैन , 

कुंजलाल लेन , भागलपुर 
श्री चिरंजीलाल जैन , 

कुण्डलपुर जैन मंदिर , पो0 + थाना+जिला- नालन्दा 
धारा 8 (3 ) ( ख ) के अधीन निर्विरोध सदस्यगण 

श्री मिथिलेश कुमार जैन , 

आनन्द भवन , महाजन टोली , नं0 - 1 , आरा 
2. श्री सरत कुमार जैन , 

जैन हार्डवेयर, शिवगंज , आरा 
श्री सुबोध कुमार जैन , 
सालिमपुर अहरा , पहली गली , कदमकुआँ, पटना - 3 
श्री प्रशांत कुमार जैन , 
देवाश्रम महादेवा रोड , आरा । 


बिहार गजट ( असाधारण), 25 फरवरी 2014 
धारा 8 (3 ) ( ग ) के अधीन निर्वाचित सदस्यगण 
1. श्री धर्मचंद जैन , 

महादेव टॉकिज के सामने, आर0पी0 रोड , 
भागलपुर। 
डॉ० विकासचंद जैन , 
प्रभाष भवन , महाजन टोली , नं0 - 2 , आरा । 
श्री ज्ञानचन्द जैन , 
एस0पी0 कोठी के सामने गया , जैन निवास , 
गेवल बीघा, गया । 
अशोक कुमार जैन , 
पुरानी जेल रोड , नवादा 
श्रीमती अनिता जैन , 
गंगवाल फार्मा, मखनियाँ कुआँ, पटना - 4 

( सं0 सं0 - एल0आर0टी0 - 03 - 03 / 2012/ 1381 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 194-571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic .in 


